निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 37 


21 भाद्र 1934 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 

12 सितम्बर 2012 (ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


2-4 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग-1 -क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


और 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० ए ० , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , 

लॉ भाग-1 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड0 , एम0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है। 
भाग -8 — भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग –शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग -2 बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग- 9 - विज्ञापन 


5-6 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 

7-14 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 12 सितम्बर 2012 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक 

सूचनाएं 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

11 सितम्बर 2012 
सं ० 1 / यात्रा(पदा०) -06 / 06–9687 / वि०– बिहार सेवा संहिता के नियम -234 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत डाँ ० 
अशोक कुमार, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग - सह -विशेष कार्य पदाधिकारी, उपमुख्यमंत्री, बिहार द्वारा स्वयं की चिकित्सा कराने के 
निमित्त उपभोग किये गये दिनांक 01 अगस्त 2012 से 31 अगस्त 2012 ( कुल 31 दिन) के अवकाश को रूपांतरित अवकाश के 
रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मिथिलेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव । 


विधि विभाग 


अधिसूचनाएं 

21 अगस्त 2012 
एस0 ओ 0 162 , दिनांक 12 सितम्बर 2012 — नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53, 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 1956 
के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -5501/ जे0 , दिनांक 13 फरवरी 1999 के 
द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री मदन कुमार सिन्हा, अधिवक्ता जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, 
को दिनांक 13 फरवरी 2012 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत 
करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक 

आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी अहर्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित होने 

करने के लिए प्राधिकृत 
की तिथि । 

किया गया है । 


के नाम 


-- 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री मदन कुमार 


13.02.1999 


अधिवक्ता, 
व्यवहार न्यायालय 

खगड़िया 


बी ० एस ० सी ० 
एल 0 एल 0 बी 0 


खगड़िया 
जिला 


सिन्हा 


( सं 0 सं 0- ए0/ नोट -2 /97/ 6220/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


21 अगस्त 2012 
एस0 ओ0 163, एस 0 ओ 0 162 दिनांक 12 सितम्बर 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 

( सं 0 सं0 - ए0/ नोट-2 /97/ 6220/ जे0 ) 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


बिहार गजट , 12 सितम्बर 2012 


3 


The 21st August 2012 
S.O. 162 , dated 12th September 2012 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Madan Kumar Sinha and 
whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section - 3 of the 
Notaries , Act , 1952 ( 1953 of 1952 ) and sub -rule (4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules , 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 5501/ J dated 13th February 1999 to practice as notary 
again for the next five years from 13th February 2012 . 


Qualification 


Remarks 


Name of 
Notary 


Residental/ 
profession 
al address 

2 
Advocate , 
Civil Court 
Khagaria 


Date of which the name 
of the Notary has been 
entered in the Register . 

3 
13.02.99 


Area in which 

Notary to 
practice 

5 
Khagaria 
District 


1 


6 


Shri Madan 
Kumar Sinha 


4 
B.Sc 
L.L.B 


( File no.- A/ Not- 2/ 97/6220 / J ) 
By order of the Governor of Bihar 
VINOD KUMAR SINHA, Secretary . 


3 सितम्बर 2012 
एस 0 ओ 0 164 , दिनांक 12 सितम्बर 2012 — नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 1956 
के नियम -8 के उप - नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -3146/ जे 0, दिनांक 24 अगस्त 1996 के 
द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री राम कुमार पाण्डेय , जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 
24 अगस्त 2007 से 23 अगस्त 2012 एवं पुनः दिनांक 24 अगस्त 2012 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य 
प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक 

आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी अहर्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित 

करने के लिए प्राधिकृत 
होने की तिथि । 

किया गया है । 


के नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


24.08.96 


पटोरी अनुमण्डल 


श्री राम कुमार 
पाण्डेय 


अधिवक्ता - सह 
नोटरी अनु० न्यायालय 
पटोरी , जिला समस्तीपुर 


बी 0 ए0 
एल 0 एल 0 बी 0 


( सं 0 सं0 - ए0/ नोट-44/94( पार्ट )/6593/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


3 सितम्बर 2012 
एस 0 ओ0 165 , एस 0 ओ0 164 दिनांक 12 सितम्बर 2012 

12 सितम्बर 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 

( सं0 सं0 - ए0/ नोट -44 / 94(पार्ट )/6593/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


4 


बिहार गजट , 12 सितम्बर 2012 


The 3rd September 2012 
S.O. 164 , dated 12th September 2012 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Kumar Pandey and 
whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section - 3 of the 
Notaries , Act , 1952 ( 1953 of 1952 ) and sub -rule (4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 3146 /J dated 24th August 1996 to practice as notary from 
24th August 2007 to 23rd August 2012 and again for the next five years from 24th August 2012 . 
Name of 

Residental/ Date of which the Qualification Area in which Remarks 
Notary professional name of the Notary 

Notary to 
address has been entered 

practice 
in the Register. 
2 

3 

4 

5 

6 
Shri Ram Advocate -Cum 

24.08.96 

B.A 

Patori 
Kumar Pandey Notary Patori 

L.L.B 

Sub - division 
Subdivisional 
Court, Samastipur 


1 


( File no. - A/ Not - 44/ 94 ( Part )/ 6593/ J ) 
By order of the Governor of Bihar, 
VINOD KUMAR SINHA , Secretary . 


गन्ना उद्योग विभाग 


अधिसूचना 
29 अगस्त 2012 


सं ० स्था - 02-04 / 2011-1632 - ईखायुक्त , बिहार , पटना के रूप में पदस्थापित श्री लियान कुंगा, भा.प्र.से. (85) को 
अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार स्टेट सुगर कारपोरेशन लि ., पटना के प्रबंध निदेशक के रिक्त पद का भी प्रभार दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
अनिल कुमार झा , अवर सचिव । 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 


31 अगस्त 2012 


सं० 3 / स्था 0 रा 0 भू o ( शक्रि ) -2028 / 2008-337 (3) / रा ० — समाहर्ता, गया के पत्रांक -243 / मु० / रा0 दिनांक 27 जुलाई 
2012 के आलोक में अपर समाहर्ता ( भू - हदबन्दी ) के न्यायालय में वादों के निष्पादन हेतु श्री राम विलास पासवान , अपर समाहर्ता 
(राजस्व) गया को भू – हदबन्दी की धारा -2(बी ) के तहत् समाहर्त्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है । 

2. नियमित अपर समाहर्ता, भू – हदबन्दी के पदस्थापन के पश्चात यह व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी । 
3. पूर्व में निर्गत सभी अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझे जायेगें । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
दीपलाल दीपक , अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 26-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 12 सितम्बर 2012 


5 


भाग -2 
बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


सं ० जी / विविध -51 / 2011-7880 


गृह (विशेष) विभाग 


प्रेषक 


महा शंकर मिश्र 
सरकार के विशेष सचिव । 


सेवा में , 


महालेखाकार, बिहार, 
वीरचन्द पटेल पथ, पटना । 


पटना, दिनांक 4 सितम्बर, 2012 


द्वारा: 


वित्त विभाग, बिहार, पटना । * 


विषय : 


कोसी बाँध कटान न्यायिक जाँच आयोग में नियुक्त श्री मधुसूदन सिंह, सेवानिवृत्त महानिबंधक , पटना 
उच्च न्यायालय की सेवा शर्त का पुनर्निर्धारण । 


प्रसंग: 


विभागीय पत्रांक -15920, दिनांक -28.11.2011 


आदेश: 


स्वीकृत । 


महाशय, 

निदेशानुसार , उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा कोसी बाँध कटान न्यायिक जाँच आयोग के माननीय 
अध्यक्ष के कार्यों में सहायता प्रदान करने हेतु श्री मधुसूदन सिंह, सेवानिवृत्त महानिबंधक , पटना उच्च न्यायालय की सेवा 
शर्तों का निर्धारण किया गया था । उक्त सेवा शर्त पर आयोग में नियुक्त श्री मधुसूदन सिंह द्वारा की गई आपत्ति के 
क्रम में एवं वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति के आलोक में कोसी बाँध कटान न्यायिक जाँच आयोग के माननीय अध्यक्ष 
के कार्यो में सहायता प्रदान करने के निमित्त नियुक्त श्री मधुसूदन सिंह, सेवानिवृत्त महानिबंधक , पटना उच्च न्यायालय 
के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएँ निम्न प्रकार पुनर्निर्धारित की जाती हैं 

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त पुनरीक्षित मूल वेतन , महँगाई भत्ता , आवास 

किराया भत्ता ( सरकारी आवास उपलब्ध नहीं होने पर) एवं चिकित्सा भत्ता की कुल जोड़ राशि से 
इन्हें मिलने वाले पुनरीक्षित पेंशन की राशि घटायी जायेगी तथा पेंशन पर महँगाई भत्ता देय नहीं 


होगा । 


2. सरकारी वाहन अनुमान्य, 110 लीटर प्रति माह ईंधन एवं चालक के साथ यदि सरकारी वाहन 

उपलब्ध नहीं होता है तो नियमानुकूल मासिक किराया पर वाहन प्राप्त कर उपयोग करेंगे, जिसका 
भुगतान 

आयोग के द्वारा किया जायेगा । निजी कार उपयोग करने पर परिवहन भत्ता देय होगा । 


। 


6 


। 


बिहार गजट , 12 सितम्बर 2012 
3. उन्हें नियमानुसार सरकारी यात्रा के दौरान यात्रा भत्ता देय होगा जो उक्त कोटि के पदाधिकारी को 

देय हो । 
4. कार्यालय में दूरभाष एवं आवास में दूरभाष पर हुए व्यय का अनुमान्य सीमा तक प्रतिपूर्ति । 
5. अगले आदेश अथवा जाँच आयोग के विघटन, जो भी पहले हो उनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त हो 

जायेगी । 
इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
महा शंकर मिश्र, विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 26-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 12 सितम्बर 2012 


7 


भाग-9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय, सूचनाएं 
और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि । 


प्रबंधक का कार्यालय , 
राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला,बिहार, पटना -३ 


निविदा सूचना 


| 


सं ० 198 — एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध 
निर्माणशाला,बिहार,पटना के लिए वित्तीय वर्ष २०१२–१३ के लिए गुणवत्तायुक्त कच्ची एवं काष्ठ औषधियाँ, स्टेशनरी एवं विविध 
सामग्रियों के क्रय हेतु जड़ी - बूटी के विक्रेताओं / निविदादाताओं से मुहरबन्द निविदा,प्रकाशन की तिथि से २१ वें ( इक्कीसवें ) दिन 
के अन्दर अपराह्न ५ बजे तक स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक से, आमंत्रित की जाती है । यदि निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को 
अवकाश होगा तो अगले कार्य दिवस को अंतिम तिथि माना जायेगा । अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया 
जायेगा । निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के अगले दिन अपराह्न ०१ बजे प्रबंधक कक्ष में क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष 
निविदा खोली जाएगी । उक्त तिथि को अवकाश रहने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जाएगी । निविदा 
खोलने की उक्त तिथि को निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं । 

निविदा की निम्नलिखित शर्ते होंगी : 

१. प्रतिष्ठान को बिहार राज्य के वाणिज्य कर विभाग द्वारा निबंधित होने के प्रमाण - पत्र की छाया प्रति , उक्त विभाग 
से प्राप्त अद्यतन स्वच्छता प्रमाण - पत्र की छाया प्रति तथा आयकर पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना होगा । 

२. यदि एस.एस.आई. का दावा है तो उसका निबंधन एवं अद्यतन प्रमाण - पत्र देना होगा । 

३. निविदादाताओं को अग्रधन के रूप में रु.३००० / - ( तीन हजार रुपये मात्र ) का बैंक ड्राफ्ट प्रबंधक, राजकीय 
आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला,बिहार,पटना के पदनाम से प्लेज कर संलग्न करना होगा । ध्यान रखें कि अग्रधन की 
राशि के रूप में दिया जा रहा बैंक ड्राफ्ट निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद का होना चाहिए अन्यथा वह मान्य नहीं होगा । 

४. निविदा दो प्रकार की होगी : 
( क ) तकनीकी निविदा – जिसमें सभी प्रकार के निविदा से संबंधित कागजात मुहरबंद होंगे । इस निविदा में अन्य 

कागजातों के अलावा जिस सामग्री / सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निविदा दे रहे हैं उनकी सूची संलग्न करना भी 
अनिवार्य है । जिसकी निविदा में ऐसी सूची नहीं होगी उस पर विचार नहीं किया जायेगा । इसके साथ ही 
वाणिज्य कर विभाग द्वारा जिस सामग्री / सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निबंधित हैं , उसकी सूची संलग्न करना भी 
आवश्यक है । कच्ची एवं काष्ठ औषधियों की निविदा हेतु प्लास्टिक थैलियों में बंद असली नमूना ( जिस पर 
निविदा में अंकित औषधियों का क्रमांक तथा निविदादाता का हस्ताक्षर रहना चाहिए ) डाक द्वारा स्वीकार 
किया जायेगा,जिसके साथ दिये जाने वाले नमूनों की सूची रहना आवश्यक है । अग्रधन की राशि के रूप में 
दिया जा रहा बैंक ड्राफ्ट तकनीकी निविदा में ही देना होगा । निविदा की सभी शर्ते मान्य हैं - इस आशय का 

एक घोषणा पत्र निविदादाता को देना होगा अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी । 
( ख ) वित्तीय निविदा – अंकित सामग्रियों की दर टैक्स रहित एवं टैक्स सहित देना होगा । 

५. तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएं , जिन पर साफ साफ अक्षरों में विविध तकनीकी निविदा और विविध वित्तीय निविदा 
अंकित होगा, को अलग - अलग लिफाफों में मुहरबंद कर उन्हें एक बडे लिफाफे में डालकर मुहरबंद करके एवं उस लिफाफे के 
उपर निविदादाता को अपना नाम, पूरा पता और दूरभाष संख्या अंकित कर केवल निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही 
भेजना होगा । निविदाएँ मुहरबंद होने पर ही स्वीकार की जायेंगी । 

६. तकनीकी निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी । 
७. आपूर्ति कर्ताओं को सामानों की आपूर्ति , औषध निर्माणशाला भवन तक , अपने खर्चे पर करनी होगी । 

स्वीकृत निविदादाता को पूरे वित्तीय वर्ष २०१२-१३ तक आदेशानुसार सामानों की आपूर्ति निर्धारित तिथि के अंदर 
करनी होगी । ऐसा नहीं होने कि स्थिति में प्रतिष्ठान का अग्रधन जब्त कर एवं उन्हें काली सूची में डाल दिया जायेगा । 

६. सरकार के आदेशानुसार टैक्स की कटौती आपूर्तिकर्ता के विपत्र से करके चालान द्वारा सरकारी खजाने में जमा करा 
दी जायेगी । 

१०. गुणवत्तायुक्त कच्ची एवं काष्ठ औषधियाँ संतोषजनक पाये जाने पर ही स्वीकार की जायेंगी अन्यथा आपूर्तिकर्ता को 
अपने खर्चे पर उन्हें वापस ले जाना होगा । 


- 


- 


८ . 


8 


बिहार गजट , 12 सितम्बर 2012 


- 


११. निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकृत या रद्द करने का अधिकार प्रबंधक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी 
औषध निर्माणशाला, बिहार ,पटना के पास सुरक्षित रहेगा । 

१२. किसी भी वाद का निपटारा पटना के न्यायालय के अधीन होगा । 

१३. क्रय की जाने वाली सामग्रियों की सूची अपने प्रतिष्ठान के पैड पर लिखित रूप से कार्यावधि में प्राप्त की जा 
सकती है । जिस प्रतिष्ठान के नाम पर सूची निर्गत नहीं की गयी है,उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा । 

१४. सामानों का दर टैक्स सहित एवं टैक्स रहित मूल्य स्पष्ट रूप से लिखा रहना चाहिये । 

१५. निविदा कम्पयूटराईज्ड होनी चाहिए । हस्तलिखित निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी । निविदा में किसी भी तरह की 
कटिंग या ओवरराईटिंग मान्य नहीं होगा । 

१६. निविदा में अंकित कच्ची औषध द्रव्यों का नाम सूची में अंकित क्रमानुसार हिन्दी में अंकित करना अनिवार्य होगा । 
दर पूर्णांक में देना होगा तथा सभी औषधियों का दर प्रति किलो ग्राम / प्रति लीटर पर देना होगा । अन्यथा की स्थिति में विचार 
नहीं किया जायेगा । 

१७. यदि डाक सेवा में विलंब के कारण किसी की निविदा निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होती है तो वैसी 
स्थिति में निविदा अस्वीकृत समझी जायेगी एवं इसके लिये कार्यालय कतई जिम्मेवार नहीं होगा । 

१८. निविदा के साथ औषध द्रव्यों / सामग्रियों का मुहरबंद नमूना रहना चाहिए तथा जिन सामग्रियों का नमूना नहीं 
दिया जा सकता उसके मेक का वर्णन अवश्य रहना चाहिए । 


दिनांक : 
स्थान : 


06 सितम्बर 2012 
पटना 


( ह ०) अस्पष्ट , 

प्रबंधक । 


३१. 


कचुर कचरी 


८ . 


३८. 


अनन्तमूल सफेद 


सूची संख्या -०१. 
राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला,बिहार,पटना द्वारा औषध निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले औषध द्रव्यों के 

क्रय हेतु सूची : 
क्रमांक औषध द्रव्य का नाम 

क्रमांक 

औषध द्रव्य का नाम 
१. अकरकरा 

उस्तोखुदुश 
२. अकीक 

३२. उषवा मगरबी 
३. अर्कगुलाब 

३३ . 

एरंड तेल 
४ . अगर बुरादा 

३४. एरंड की जड़ 
५ . अजमोदा 

३५. 
६ . अजवाईन 

३६ . 

कज्जली 
७ . अजवाईन सत्व 

३७ . 

कटैला 
अर्जन छाल 

कथपाखड़ा 
६ . अतीस 

३६. 

कबाबचीनी ( शीतल चीनी) 
१० . अतीस सीरी 

४० . 

कपुर ढेला 
११. अनन्तमूल काला 

४१. 

करंजबीज 
१२. 

४२. करफस 
१३. अनारदाना 

४३. 

कविला ( काम्पील) 
१४. अफसीनतीन रूमी 

४४ . कसैली ( सुपारी ) 
१५ . अभ्रक भस्म 

काकड़ा श्रृंगी 
१६. अमलतास गुद्दा 

कागज़ी नींबू 
१७. अम्लवेत 

४७. काश की जड़ 
१८ . अश्वगंध 

४८. कायफल 
१६ . अशोक छाल 

४६ . काला नमक 
२० . आग्रेशम खान 

५० . 

काली जीरी 
२१. आमा हल्दी 

५१. 

किशमिश हरा 
२२. आंवला सुखा (बीज रहित ) 

५२. कुचीला 
२३. इन्द्रजव 

५३. कुटकी 
२४. इलायची छोटी 

५४. कुठ 
२५. इलायची बड़ी 

कुन्दर 
२६. इलायची तैल 

५६. 
२७ . इसबगोल की भूसी 

५७. कुश की जड़ 
२८ . इष्पन्द 

कुलंजन 
२६ . ईख की जड़ 

५६. 

कोरैया छाल 
३० . उनाव विलायती 

६० . 

कंटकारी की जड़ 


४५ . 
४६. 


कुस्त सीरी 


५८. 


बिहार गजट , 12 सितम्बर 2012 


9 


क्रमांक 

६१. 
६२. 
६३. 
६४ . 
६५. 
६६. 
६७ . 
६८. 
६६. 


औषध द्रव्य का नाम 
खतमी 
खस 
खीरा बीज 
खुरमा ( छुहाड़ा ) 
खैर की लकड़ी 
गजपीपर 
गड़ी गोला 
गिले मुल्तानी (मुल्तानी मिट्टी) 
गिलोय सत्व 
गुग्गुल 


७०. 


७१. 


गुड़ मगही 


७२ . 
७३. 


गुलकन्द आफ़ताबी 
गुले अनार 
गुले गाफीस 
गुले गावजावां 


७४. 


७५ . 
७६. 
७७ . 


गुले जुफा 


७८. 


७६. 


८०. 


तेज पत्र 


८१. 
८२. 
८३. 
८४. 
८५ . 
८६. 
८७. 


गुले धावा 
गुले मुण्डी 
गुले बनफ्सा 
गुले सुर्ख 
गेरू 
गोखरू 
गोदुग्ध 
गोमूत्र 
गोयंठा 
घी शुद्ध ( सुधा) 
चन्दन लाल बुरादा 
चन्दन सफेद बुरादा 
चन्दन सफेद लकड़ी 
चकवर बीज 
चन्द्रसुर ( तरहतेवाक ) 
चाभ 


क्रमांक 

औषध द्रव्य का नाम 
११२. 

तुलम करंजवा 
११३. 

तुम करफस असली 
११४. तुख़्म कसुस 
११५ . 

तुम कासनी 
११६. तुम कुरतुम ( कुसुम बीज ) 
११७ . तुम खरबूजा 
११८ . 

तुम खव्वाजी 
११६. 

तुख्म ख्यारैन 
१२०. तुख्म खसखस 
१२१. 

तुम खुरफा स्याह 
१२२. 

तुख्म खतमी 
१२३. 

तुम गाजर 
१२४. तुम तमर हिन्दी ( इमली बीज ) 
१२५ . तुम बाबूना 
१२६. 

तुम तेरहतेजक 
१२७ . तुम धतुरा 
१२८. तुम 

सोआ 
१२६. तुम हेना (मेहंदी बीज ) 
१३० . तुतिया 
१३१ . 

तुदरी सफेद 
१३२. | तुदरी सुर्ख 
१३३. तुम्बुल 
१३४. 
१३५. दशमूल पृथक - पृथक 
१३६. दन्तीमूल 
१३७ . 

दारू हल्दी 
१३८ . 

दालचीनी असली 
१३६. दालचीनी तैल 
१४० . 

दूधियां खल्ली 
१४१. 
१४२. 

धृत कुमारी ( हरा ) 
१४३. 

धनिया 
१४४ . 

धाय के फूल 
१४५ . धुना 
१४६. 

नागरमोथा 
१४७. 

नमक पांगा 
१४८ . 

नमक लाहौरी 
१४६ . 

नाग केशर 
१५० . निर्गुडी 
१५१. 

निर्मली 
१५२. निशोथ 
१५३. 

नीम की छाल 
१५४. 

नीम की जड़ 
१५५. 

नीम का पत्ता 
१५६ . 
१५७ . 

नीम का बीज 
१५८. नौशादर 
१५६. 

पलाश बीज 
१६० . 

पीपर बडी 
१६१. 

पीपरामिन्ट सत्व 
१६२. पीपरामूल 


८८ . 


८६. 


६० . 


देवदारू बुरादा 


६१. 
६२. 


चीता मूल 


६३. 
६४. 


६५ . 
६६. 
६७. 
६८ . 


६६ . 


१०० . 


१०१. 


१०२. 


चिरैता तल्ख 
चोपचीनी 
चौपगज 
जटामासी 
जराबंद 
जायफल 
जीरा सफेद 
जीरा स्याह 
जुन्तीयाना 
जौ 
तगर बुरादा 
ताम्र भस्म 
तालिस पत्र 
तालमखाना 
तिल काली 
तिल तेल ( रोगन ) डीलक्स 
तिखुर 
तुम कता (तीसी ) 


१०३. 
१०४. 


नीम का फूल 


१०५. 
१०६. 
१०७. 


१०८. 
१०६ . 


११० . 


१११. 


10 


बिहार गजट , 12 सितम्बर 2012 


बर्ग झाव 
बर्ग बबूल 


बर्ग सुद्दाब 


क्रमांक 

औषध द्रव्य का नाम 
१६३. पुष्करमूल 
१६४. | पुनर्नवादि मण्डूर 
१६५. 

फिटकीरी 
१६६. बला की जड. 
१६७. 

बर्ग गावजबाँ 
१६८. 
१६६. 
१७० . 

बर्ग पोदीना 
१७१. 

बर्ग शाहतरा 
१७२. 

बर्ग सनाय 
१७३. 
१७४. बराही कंद 
१७५. 

बहमन सफेद 
१७६. बहमन सुर्ख 
१७७. बहेड़ा छिलका (बीज रहित) 
१७८. 

बाकुची 
१७६. बादवर्द 
१८०. 

बादाम कागजी 
१८१. बादीयान 
१८२. 

बिदारी कंद 
१८३. बिधारा 
१८४. 

बिल्वसोंठ (वेलगिरी ) 
१८५. बिल्वगुदा 
१८६. 

बिस्फायज 
१८७. 
१८८ . 

बुरादा संदल सुर्ख 
१८६. 

बेख अंजबार 
१६० . 

बेख कटैला 
१६१. 

बेख करफस 
१६२. 

बेख कासनी 
१६३. बेख चीतामूल 
१६४. 

बेख बादीयान 
१६५. 

बेख बाबुना 
१६६. 

बेख रजखर 
१६७. बंग भस्म 
१६८. 

बंशलोचन ( तबासीर) 
१६६. मग्ज अमलताश 
२०० . 

मण्डूर भस्म 
२०१. मजिष्ठ 
२०२. मदनफल पिप्पली 
२०३. मस्तगी रूमी 
२०४. मिर्च स्याह (गोल मिर्च) 
२०५. मिश्री ढेला 
२०६. | मुंगा शाख (प्रवाल ) 
२०७ . मुनक्का 
२०८ . 
२०६. मुसली स्याह 
२१०. 

मुसली सफेद 
२११. 
२१२. 

मेथी 


क्रमांक 

औषध द्रव्य का नाम 
२१३ . 

मोचरस 
२१४. मोम ज़र्द 
२१५ . 

मोसब्बर 
२१६ . मंगरैला 
२१७. यवाखार 
२१८. रसवत 
२१६ . 

रेंगनी हरा 
२२० . 

रेणुका बीज 
२२१. 

रोगन जर्द 
२२२. 

रोगन तारपीन 
२२३. 

रोगन सरसों 
२२४. 

रतन जीत 
२२५. 

लकड़ी जलावन 
२२६. 

लाही 
२२७. 

लोध्र की छाल 
२२८ . 

लौह भस्म 
२२६. 

लौंग 
२३० . 

लौंग तेल 
२३१ . वच 
२३२. वायविडंग 
२३३. शहद 
२३४. शतावर 
२३५ . 

शुद्ध शिलाजीत 
२३६ . 

सकाकुल मिश्री 
२३७ . 

सज्जीखार 
२३८. 

सपीस्ता 
२३६ . 

सरसों तेल 
२४० . 

सरसों पीला 
२४१. 

समुद्र लवण 
२४२. 

सत्व लेमन 
२४३. 
२४४ . सिरका 

जामुन 
२४५ . 

सिरका गन्ना 
२४६. । सुरंजान सिरी 
२४७ . 

सेंधा नमक 
२४८. 

सोपारी 
२४६. 

सोहागा चौकीया 
२५० . 

सोहागा सोनारी 
२५१. 

सोंठ सफेद 
२५२. 

सौचर लवण 
२५३. 

सांभर नमक 
२५४. 

सौंफ 
२५५. 

हर छोटी 
२५६. 

हर बड़ी छिलका ( बीज रहित ) 
२५७. हल्दी 
२५८. 

हींग तलाई 
२५६. हरा तूतिया 


बुरादा संदल सफेद 


सिंघाड़ा खुश्क 


मुसला संभल 


मेकाह खुश्क 


बिहार गजट , 12 सितम्बर 2012 


11 


सूची संख्या -०२ 
राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला, बिहार, पटना 
कार्यालय के उपयोगार्थ वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में क्रय किए जानेवाले सामानों की सूची 


क्र ० 


सामान का नाम 


मेक 


साईज 


1 


4 


5 


१. 


२ . 


३ . 


लिंक 
लिंक 
अप्सरा 


४ . 


५ . 


६ . 
७ . 


८ . 


६ . 


सेलो 


१०. 


११. 


2 
मारकीन का कपडा 
जेलपेन ( हरा, लाल, नीला और काला ) 
जेल पेन रिफिल ( हरा,लाल, नीला और काला) 
पेंसिल 
स्टैंप पैड बडा 
स्टैंप पैड छोटा 
स्टैंप पैड ईंक ब्लू 
पेपर पिन 
टेप 
स्टेपलर " 
स्टेपलर १२० 
स्टेपलर पिन " 
स्टेपलर पिन १२ " 
डस्टर 
टैग 
एसिड 
स्टाक रजिस्टर प्रीटेंड 
वेतन नामावली पुस्तिका 
वेतन विपत्र फार्म -१७ 
सामान्य भविष्य निधि कटौती 
अनिवार्य ग्रुप बीमा फॉर्म 
कार्यालय व्यय फार्म 
आगत पंजी 
कटिजेंसी रजिस्टर 


कंगारू 
कंगारू 
कंगारू 
कंगारू 


१२. 


१३. 


१४ . 


१५. 


१६. 


१७. 


४ जिस्ता 
४ जिस्ता 


१८ . 


१६ . 


संख्या 

3 
प्रति मीटर 
प्रति पैकेट 
प्रति पैकेट 
प्रति दर्जन 
प्रति अदद 
प्रति अदद 
प्रति अदद 
प्रति पैकेट 
प्रति अदद 
प्रति अदद 
प्रति अदद 
प्रति पैकेट 
प्रति पैकेट 
प्रति अदद 
प्रति सैंकडा 
प्रति बोतल 
प्रति अदद 
प्रति अदद 
प्रति सैंकडा 
प्रति सैंकडा 
प्रति सैंकडा 
प्रति सैंकडा 
प्रति अदद 
प्रति अदद 
प्रति अदद 
प्रति बोतल 
प्रति अदद 
प्रति अदद 
प्रति अदद 
प्रति बोतल 
प्रति दर्जन 
प्रति अदद 
प्रति अदद 
प्रति अदद 
प्रति अदद 
प्रति अदद 
प्रति अदद 
प्रति अदद 
प्रति अदद 
प्रति मीटर 


२०. 


२१. 


२२. 


२३. 
२४. 
२५. 
२६ . 


४ जिस्ता 
४ जिस्ता 
२ जिस्ता 


पीउन बुक 


२७. 


बंगाल कं . 
कैसियो 
ऑरपेट 
कोरस 


२५ वॉट 


२८. 
२६ . 


कैमेल 
लाइफ बॉय 


१२५ ग्राम 


डेटॉल 


३० . 
३१ . 
३२. 
३३. 
३४. 
३५ . 
३६. 
३७. 
३८ . 
३६ . 


फिनाईल ( ५०० मि.ली.) 
कैलकुलेटर १२ डिजिटल 
सी.एफ.एल. बल्ब 
पेन इरेज़र ( करेक्शन पेन) 
गोंद ( ७०० मि.ली. ) 
लाइफ बॉय साबुन 
डेटॉल हैण्डवॉश 
बाथरूम वाशिंग ब्रश 
स्टेनलेस स्टील प्लेट 
स्टेनलेस स्टील ट्रे ( बड़ा) 
उपस्थिति पंजी 
तौलिया (बिना फर वाला) 
लिफाफा 
कुर्सी का गद्दा 
गद्दा का कवर + कुर्सी के उपर का कमर के 
लिए कपड़ा 
टेबुल ग्लास 


ए - टेक्स 


३ ६ " x२ २०x२ " 

१ जिस्ता 
बड़ा साईज 
ऑफिस साईज 
१८" X१८ " X २ 


४० . 


४१. 


प्रति अदद 


३" X ४ मोटाई 
गेज १२ mm 


४२. 


क्वायर मैट 


प्रति अदद 


१६" X२६ " 


12 


बिहार गजट , 12 सितम्बर 2012 


४३. 


प्रति अदद 


एक्वागार्ड / वोल्टास 


क्षमता ४०/८० 

लीटर 


४४. 


प्रति अदद 


वोल्टास / एलजी 


२ टन कैपिसिटी 


वाटर प्योरिफायर वाटर विथ कूलर ( इंस्टाल 
सहित ), 
वारंटी की अवधि समाप्त होने के बाद के अगले 
पाँच वर्ष तक मेंटेनेंस का खर्च की विवरणी प्रति 
वर्षवार 
स्प्लीट ए.सी. ( इंस्टाल सहित ), 
वारंटी की अवधि समाप्त होने के बाद के अगले 
पाँच वर्ष तक मेंटेनेंस का खर्च की विवरणी प्रति 
वर्षवार 
सोडा 
स्टेनलेस स्टील टेबुल स्पून 
पैनल बोर्ड (विथ इंस्टालेशन ) 


४५. 
४६. 
४७ . 


प्रति किलोग्राम 
प्रति दर्जन 


प्रति अदद 


६ x 


एच.पी.एल. / हैवेल्स / 
मेड विथ वाटर - प्रुफ 

प्लाईवुड 


( ह ०) अस्पष्ट , 

प्रबंधक । 


अधीक्षक का कार्यालय 
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल , पटना 


, 


निविदा सूचना 


- 


सं ० 11358 - वर्ष 2012-2013 में पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल , पटना के प्रयोजनार्थ मरीजों के इलाज 
हेतु उपयोग होने वाले प्रपत्रों ( सेल्फ इंकिग पेपर ) एवं स्टौक पंजी रजिस्टर ( लेजर पेपर) की छपाई हेतु बिहार वाणिज्यकर एवं 
उद्योग विभाग में निबंधित इच्छुक निविदादाता (जिसके पास अपना प्रेस हो ) से निविदा प्रकाशन की तिथि से 30 ( तीस) दिनों के 
अन्दर निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट के द्वारा निविदा आमंत्रित किया जाता है । इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु बिहार सरकार 
के वेबसाईट सं०- www.prdbihar.gov.in एवं www.pmch.in पर देखा जा सकता है । साथ ही साथ निविदा से 
संबंधित पूर्ण जानकारी एवं सूची प्राप्ति हेतु किसी भी कार्य दिवस को अधोहस्ताक्षरी के मुद्रण शाखा से प्राप्त कर सकते हैं । 
निविदा शर्त एवं सामग्रियों की सूची : 
1. निविदा दो प्रकार की होगी , तकनीकी एवं वित्तीय जो अलग - अलग लिफाफे में मुहरबन्द दिया जायेगा । एक ही लिफाफे 

में दोनों निविदा देने पर स्वतः रद्द समझा जायेगा । 
2. तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफे पर निविदादाता को स्पष्ट रूप से निविदा का विषय अंकित करना होगा । 
3. निविदादाता का नाम, पूरा पता एवं दूरभाष संख्या तकनीकी निविदा में अंकित करना होगा । 
4. निविदादाता को बिहार वाणिज्यकर में निबंधित होना चाहिए एवं दर अनुमोदन के पश्चात् वाणिज्य कर से प्राप्त अद्यत्तन 

प्रमाण - पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा । 
5. उद्योग विभाग में निबंधित होने का प्रमाण - पत्र एवं वर्तमान में प्रेस ( मशीन) कार्यरत रहने का अद्यतन प्रमाण - पत्र 

तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है । 

अगर लघु उद्योग इकाई है तो उसका प्रमाण - पत्र एवं अद्यतन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है । 
7. निविदादता को 10,000 / - ( दस हजार) रुपये का एन ० एस ० सी ० /बैंक ड्राफ्ट जो अधीक्षक , पटना चिकित्सा 

महाविद्यालय अस्पताल, पटना के पदनाम से प्रतिभूत होगा । तकनीकी निविदा में संलग्न करना होगा । लघु उद्योग इकाई 

को सरकार द्वारा देय अधिमान दिया जायेगा । 
8. निविदा टंकित एवं मुहरबंद होगा । हस्तलिखित निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा । 
9. निविदादाता किसी क्रिमिनल केस अथवा किसी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान के द्वारा दण्डित नहीं किये गये हैं 

इस आशय का शपथ पत्र (मूल प्रति ) कार्यपालक दण्डाधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर तकनीकी निविदा में संलग्न 

करना होगा । 
10. आयकर में निबंधन ( पैन नम्बर) एवं अद्यतन प्रमाण - पत्र देना अनिवार्य है । 
11. क्रय समिति में तकनीकी निविदा की स्वीकृति के पश्चात् ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा एवं क्रय समिति को किसी 

भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा । 
12. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र पटना होगा । 
13. स्वीकृत दर पर सामग्रियों की आपूर्ति नहीं करने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं फर्म को काली सूची में 

डाल दिया जायेगा । 
14. किसी भी स्थिति में निविदादाता द्वारा दिया गया दर बाजार दर से अधिक नहीं होना चाहिए । 


6 . 


- 


बिहार गजट , 12 सितम्बर 2012 


3 


सूची 


: 


क्रमांक 


साईज 
A4 Size 


1 


सामग्री का नाम 

बुकलेट 
सेल्फ इंकिग पेपर से निर्मित A4 साइज बुक में । 
लाल, हरा , पीला पेपर पर नम्बरिग , परफेटिग एवं कुट बाईडिग के साथ । 
मुद्रित स्ट्रोक पंजी रजिस्ट्रर नम्बरिग के साथ । 


1x50x3 
लेजर पेपर 17 " x 27 " / 4 

80G.S.M 


2 


स्थान- पटना 
दिनांक -30 अगस्त 2012 


( ह ० ) अस्पष्ट , 
अधीक्षक । 


सूचना 
सं ० 1473 — सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र में मेरा नाम उमेश प्रसाद यादवा 
एवं पिता का नाम अमुना प्रसाद यादव था जो शुद्धिकरण के बाद उमेश प्रसाद यादव एवं यमुना प्रसाद यादव हो गया है । अतः 
भविष्य में मुझे उमेश प्रसाद यादव के नाम से जाना जाय तथा सभी कार्यालय सम्बन्धित कार्य उमेश प्रसाद यादव नाम से किया 


जाय । 


उमेश प्रसाद यादवा । 


No. 1473 — It is informed to all concerned that in matriculation certificate my and my father s name 
were printed as UMESH PRASAD YADAVA and AMUNA PRASAD YADAV.After correction in certificate my 
and my father s name are UMESH PRASAD YADAV and YAMUNA PRASAD YADAV. So in future , I should be 
know as UMESH PRASAD YADAV and all the official work should be done in the name of UMESH PRASAD 


YADAV. 


UMESH PRASAD YADAVA . 


सं ० 1166 — मैं सौरभ पुत्र श्री अशोक कुमार , 301 पवनपुत्र अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड, पटना शपथ पत्र सं ० 560 , दिनांक 24 
मई 2012 से सौरभ कुमार के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊँगा । 


सौरभ । 


No. 1168— I, Dr. Prashant Priyadarshi, S /o SriMahesh kumar and Smt. Pushpa Srivastava , Resident 
of Mohalla- Amgola, Nakagali, P.O.- Ramna, P.S. - Kazi Mohammadpur, Dist.- Muzaffarpur , State.- Bihar , 
declare vide afdvt.No . 8/9 , dated 08-11-2011 that I change my title from Priyadarshi to Srivastava.In future I 
will be known as Dr. Prashant Srivastava instead of Dr. prashant Priyadarshi. 


DR . PRASHANT PRIYADARSHI. 


14 


PER JIGIT , 12 Postck 2012 


No. 1167— I, Shradha D /o Satish Kumar Behind G.S.H. School South Chitragupta Nagar 
Kankarbagh Patna 20 as per Affidavit No. 147 dated 09-06-2012 I am changing my name from Shradha to 
Shradha Sharma for all purpose . 

SHRADHA . 


No.1474 — I, Sonal D /o Dr. Pravin Kumar Sinha, R /o B - 104 Millennium homes PO -BV College PS 
Shastri Nagar Patna -800014 Bihar, vide affidavit no . 4069 dated 21-06-2012 declare that from today 
onwards I shall be known as Sonal Sinha . 


SONAL . 


No.1472—1, Kshitij S /o Sri Rajiv Tiwary , R /o- C.C.89, P.C. Colony , Kankarbagh , Patna - 20 , vide 
affidavit no . 431 dated 22.05.2012 will be now known as Kshitij Bharadwaj. 


KSHITIJ . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
TOER JIGIT , 26–571 + 10 -socotton 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


